. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1937 ( श० ) 


संख्या 597 राँची , गुरुवार 


13 अगस्त, 2 0 15 ( ई०) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 


10 अगस्त , 2015 
विषय · पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद एवं एम0 जी0 एम0 चिकित्सा 

महाविधालय, जमशेदपुर में एम0 सी0 आई0 मापदण्ड के अनुरूप विभिन्न विभागों 
में शैक्षणिक संवर्ग के गैर योजना अन्तर्गत कुल 42 पदों के सृजन की स्वीकृति 
के संबंध में । 


सं0 : 9 / चि० महा0 -07 -06 / 15 . 137 (9 ).. झारखण्ड राज्य में संप्रति तीन 
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित है । इनमें से रिम्स , राँची स्वायत्तशासी 
संस्थान के रूप में संचालित है। शेष दो चिकित्सा महाविद्यालय यथा पाटलिपुत्र चिकित्सा 
महाविद्यालय , धनबाद एवं एम0 जी0 एम0 चिकित्सा महाविधालय , जमशदेपुर में 
एम0 बी0 बी0 एस0 पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 50 -50 सीट स्वीकृत है। राज्य में चिकित्सक 
आबादी का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से काफी कम है। इस कमी को दूर करने तथा राज्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 13 अगस्त, 20 15 
के आमजनों खासकर जनजातीय लोगों को सहज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के 
लिए राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक है। जन जातीय लोगों को 
सहज स्वास्थ्य सुविधा राष्ट्रीय अनुपात के अनुरूप करने तथा दोनों चिकित्सा महाविद्यालय 
में एम0 बी0 बी0 एस0 के 100 - 100 सीटों की बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से सभी विभाग में 
एम0 सी0 आई0 के मापदण्डों के अनुरूप गैर योजनान्तर्गत 42 पदों के सृजन की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 


I. पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद 

पद का नाम 
1 बायोकेमिस्ट्रीट्यूटर 


क्र० 


विभाग 


पद का नाम 


स्वीकृत पद 


वेतनमान 


| ग्रेड पे | 


___ 2 


9300 - 34800 5400 


2 . 


| माईक्रोबायलॉजी 


माई 


ट्यू 


टर 


9300 - 34800 


3 . | पी0 एस0 एम0 


| एपिडेमियोलॉजिस्ट- सह- सहायक प्राध्यापक 


15 6 0 0 - 3 9 100 6600 


| मेडिकल ऑफिसर- सह- सहायक प्राध्यापक 


1 


15 6 00 -3 9 1006600 


टी० बी० एवं 


374 00 - 6 7000 8700 


चेस्ट 


प्राध्यापक 
वरीय रेजिडेन्ट 


1 
1 


9300 - 34800 5400 


5 . 


| साईकेट्रीक 


वरीय रेजिडेन्ट 


1 


9300 - 34800 


5400 


6 . 


सर्जरी 


| वरीय रेजिडेन्ट 


1 


9300 - 34800 5400 


| एनेस्थेसिया 


| वरीय रेजिडेन्ट 


3 


9300 - 34800 


5 400 


8 . | रेडियोलॉजी 


ट्यूटर । रजिस्ट्रार 


9300 - 34800 5400 


रेडियोथेरापी 


सहायक प्राध्यापक 


1 


15 6 0 0 -3 9 100 6600 


ट्यूटर । रजिस्ट्रार 


9300 - 34800 5400 


10 . दन्त रोग 


ट्यूटर/ रजिस्ट्रार 


9300 - 34800 


5400 


कुल: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 13 अगस्त , 2015 


II . 


एम0 जी0 एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर 


क्र० 


विभाग 


पद का नाम 


स्वीकृत पद 


वेतनमान 


| ग्रेड पे 


1 माईक्रोबायलॉजी सहायक प्राध्यापक 


15600 - 39100 


6600 


2 . 


पी0 एस0 एम0 


सह प्राध्यापक 


15 6 0 0 - 3 9 100 


7600 


एपिडेमियोलॉजिस्ट- सह. सहायक प्राध्यापक 


15 6 00 - 3 9 1006600 


3 . 


आर0 एच0 टी0 सी0 | मेडिकल ऑफिसर- सह - सहायक प्राध्यापक 


15 6 0 0 - 3 9 100 6600 


4 . 


यू0 एच0 टी0 सी0 


मेडिकल ऑफिसर - सह- सहायक प्राध्यापक 


___ 1 


15 6 0 0 - 3 9 100 6600 


5 . टी0 बी0 एवं चेस्ट प्राध्यापक 


37400 -67000 8700 


6 . 


| मनोचिकित्सा 


वरीय रेजिडेन्ट 


9300 - 34800 


5400 


7 . 


| निश्चेतना 


वरीय रेजिडेन्ट 


9300 - 348005400 


सह प्राध्यापक 


15 6 0 0 - 3 9 100 


7600 


8 . स्त्री एवं प्रसूति 

रोग विभाग 


| रेडियोलॉजी 


वरीय रेजिडेन्ट 


9300 - 34800 5400 


| रेडियोथेरापी 


सहायक प्राध्यापक 


15 6 00 - 3 9 100 6600 


वरीय रेजिडेन्ट 


9300 - 34800 


5400 


फिजिसिस्ट 


9300 - 348005400 


11 . 


औषधि 


वरीय रेजिडेन्ट 


93 00 - 3 4 800 5400 


12 . | सर्जरी 


वरीय रेजिडेन्ट 


9300 - 34800 5400 


13 . | दन्त रोग 


| वरीय रेजिडेन्ट 


9300 - 34800 


5400 


14. बायोकेमेस्ट्री 


ट्यूटर 


1 


9300 - 34800 5400 


कुल: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 13 अगस्त, 2015 


2 . सृजित पदों का वेतन आदि का व्यय भार गैर योजना बजट शीर्ष. मुख्य 
शीर्ष-2 2 10 . चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं . एलोपैथिक- 110 - 
अस्पताल के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से । 

के0 विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 59 7 . .50 । 


